. . . .... . . 


. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 वैशाख , 1940 ( श० ) 


संख्या - 484 


राँची, बुधवार 


9 मई , 2018 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
8 मई , 2018 


संख्या- 05/ न०वि०/ जला० / पेयजल निया० प्राधिकार / 04 / 2016-2434 -- झारखण्ड नगरीय जल 
सरंक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार अधिनियम , 2016 ( झारखण्ड अधिनियम - 04, 2017) के प्रावधानों 
के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या -1664 दिनांक 10 मार्च, 2017 
के द्वारा झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार का गठन किया गया है । 

2. झारखण्ड नगरीय जल सरंक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार के अध्यक्ष और 
सदस्यों ( तकनीकी/प्रशासन ) की नियुक्ति हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित खोज 
समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित पदधारकों की नियुक्ति की जाती है : 


क्र०सं० 


पदनाम 


( 1 ) 


अध्यक्ष 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 9 मई , 2018 

नाम 
| श्री रमेश कुमार , सेवानिवृत अभियंता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता 
विभाग, झारखण्ड, राँची । 
| श्री उपेन्द्र कुमार मुण्डा, सेवानिवृत प्रबंधक प्रशासन , सेल, बोकारो 
। इस्पात संयत्र , अधिशासी निदेशक संकाय का कार्यालय, बोकारो । 


( 2 ) 


सदस्य 


( प्रशासन ) 


2. 


3. 


यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 
उपर्युक्त नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्य ( प्रशासन ) की सेवा अवधि एवं अन्य शर्ते झारखण्ड 
नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार , अधिनियम , 2016 के प्रावधानों के 
अनुरूप होंगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राहुल कुमार , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 484 -- 50 


